निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 आषाढ़ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 569 ) पटना , शनिवार , 01 जुलाई 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2017 
सं0 बी1 - 3 - 32 / 2017 - 21 - राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के अवसर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 
प्ररूप 5 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सोहन कुमार ठाकुर , 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 जुलाई 2017 

प्ररूप 5 
( राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 6 देखिए ) 

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 
अभ्यर्थी का नाम 

| अभ्यर्थी का पता 
श्रीमती मीरा कुमार 

मकान सं. डी - 1029 , 
सेक्शन सं. 1, ब्लाक - डी , 

न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली । 
श्री रामनाथ कोविंद 

42 , एच. आई. जी . महर्षि दयानन्द विहार , 
फेज - 2, कल्याणपुर, कानपुर , 
उत्तर प्रदेश 


क्र . सं . 
1. 


स्थान : नई दिल्ली 
दिनांक : 1 जुलाई , 2017 


अनूप मिश्र 
भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन 2017 
हेतु रिटर्निंग ऑफिसर 

तथा 
महासचिव, लोक सभा । 


FORM 5 


(See rule 6 of the Presidential and Vice -Presidential Elections Rules , 1974 ) 
ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT OF INDIA 

List of Contesting Candidates 
| S1 No. Name of candidate 

Address of candidate 
Smt. Meira Kumar 

House No. D - 1029 , 
Section No . 1, Block- D , 

New Friends Colony , New Delhi 
Shri Ramnath Kovind 

42 , HIG Maharishi Dayanand Vihar, 
| Phase- 2 , Kalyanpur, Kanpur, 

Uttar Pradesh. 


Place : New Delhi 
Date : 1st July , 2017 


ANOOP MISHRA 

RETURNING OFFICER 
FOR ELECTION TO THE OFFICE OF 
PRESIDENT OF INDIA , 2017 

AND 
SECRETARY GENERAL , LOK SABHA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 569 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


